जिस्ट्रेशन सं . डी . एल . - 33004 / 96 


REGN. NO . D . L . -- 33004 / 96 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


Am 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागवड 1 
PART I— Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 86] 
No. 86 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, अप्रैल 13, 1996/ 4 , 24, 1918 
NEW DELHI, SATURDAY , APRIL 13 , 1996 /CHAITRA 24 , 1918 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

संकल्प 


तथा जबकि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से एक माशोधित 
स्कीम को प्रकाशित और अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है । 
स्कीम की एक प्रतिलिपि संलग्न है । यह स्कीम तत्काल प्रभाव से 
प्रवृत होगी । 

सर्वेश्वर झा , संयुक्त सचिव 


नई दिल्ली, 4 अप्रैल , 1996 


सं . ए- 12011 / 1 / 94 भा . ब . से . 1 - - - जबकि भारतीय वन 
सेवा के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति प्रारक्षण में सम्मिलित पदों तथा भारत 
सरकार के अधीन कतिपय अन्य संगठनों में उसी रैक और हसियत के 
अन्य वानिकी पदों में स्टाफ रखने की एक स्कीम मनायी गई और कृषि 
मंत्रालय ( कृषि तथा सहकारिता विभाग ) के दिनांक 9 जनवरी , 
1984 के संकल्प सं . एफ 1- 1 1/ 76 भा व से .- 1 द्वारा सामान्य सूचना 
के लिए प्रकाशित की गई तथा पर्यावरण एवं धन मंशालय (पर्यावरण , 
वन तथा वन्यजीव विभाग ) द्वारा जारी दिनांक 10 मार्च, 1987 के 
संकल्प सं . एफ 11 / 76 भा . ब . से - 1 तथा पर्यावरण एवं 
बन मंत्रालय (पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग ) द्वारा जारी विनाक 
20 नवम्बर, 1990 के संकल्प सं .- 120 11/ 4/ 90 भा . व से . 
के तहत भारत सरकार द्वारा प्रागे संशोधित की गई थी । 


भारतीय वन सेवा के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति प्रारक्षण में सम्मिलित पदों 
के तहत भारस सरफार के अधीन कतिपय अन्य संगठनों में उसी रेफ 
और हसियत के अन्य वानिकी पदों में स्टाफ रखने की स्कीम । 

1. उद्देश्य — यह स्कीम अनुलग्नक - 1 में यथाउल्लिखित केन्द्र में 
वानिमी से संबंधित सकनीकी/ अनुसंधान /शिक्षण पबों के व्यवस्थित दंग 
से स्टाफ तैनात करने के लिए है । अनुलग्नक - 1 को इस सूची में किसी 
पद को संघ लोक सेवा प्रायोग की पूर्व सहमति से जोड़ा अथवा हटाया 
जाएगा । 

2. स्रोत -- इस स्कीम के तहत आने वाले पदों को साधारणत : 
पवावधि माधार पर लिए गए और भारतीय वन सेवा संवर्ग/ राज्यों / 
संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्गों से संबंधित मधिकारियों से भरा 
जाएगा । मापवादिफ मामलों में जहाँ भारतीय पन सेवा के अधिकारी 
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो यहां राज्य वन सेवा के जिन 
मधिकारियों के नाम भारतीय वन सेवा ( प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ) विनियम , 
1988 के विनियम 7 ( 3 ) में उल्लिखित प्रबर सूची में सम्मिलित ह, 
उनका पयम तया नियुक्ति की जाएगी : 


सथा जबकि वानिकी से संबंधित कार्य को पर्यावरण और वन मंत्रालय 
को अंतरित किया गया है तथा अब इस स्कीम को उक्त मंत्रालय द्वारा 
क्रियान्वित किया जा रहा है । 


तथा जबकि उक्त स्कीम में सम्मिलित कतिपय पदों को केन्द्रीय 
सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर अंतरित कर दिया गया है । 


962 GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I.....SEC. 11 


4. बोर्ड के सदस्य सचिव के कार्य 
4 . 1 बोर्ड के सदस्य सचिव के कार्य अन्य बातों के साथ-साथ होंगे : 

( 1 ) बोर्ड के लिए निर्दिष्ट सम्प्रेष्ण प्राप्त करना तथा इसकी 
सिफारिशों/निर्णयों को प्राप्त करके सम्प्रेषित करना ; 

( 2 ) बोई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संभावित अथवा होने वाले रिक्त 
पदों सभा ऐसे पदों को भरने के लिए अपेक्षित परिष्ठता/ पर्शता तथा 
भनुभव रखने वाले अधिकारियों की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी 
रखना ; 


३. नियंत्रण शधिकारी 

1 . 1 इस स्कीम के प्रयोजन से पर्यावरण और वन मंत्रालय नियंत्रण 
प्राधिकारी होगा । मंत्रालय के तहत निम्नांकित संरचना तथा कार्यों सहित 
एक केन्द्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड स्थापित किया जाएगा जिसे उसमें 
मारो भोर्ड कहा गया है । 

3. 2. भोई का गठन 
( क ) बोर्ड में अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे । 
( ख ) बोर्ड के अध्यक्ष ( पदेन ), भारत सरकार, पर्यावरण और वन 

मंत्रालय के सचिव होंगे । 
( ग ) बोर्ड के अन्य पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगे : 
1. वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार पर्यावरण 

और वन मंत्रालय , 
2 . अपर वन महानिरीक्षक , पर्यावरण और वन मंत्रालय , 
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक , लोक शिकायत तथा 
पेंशम मंत्रालय का प्रतिनिधि जिसका रैक संयुक्त सचिव से कम 

न हो । 
4. पर्यावरण और वन मंत्रालय में वानिकी के कार्य से संमंधित 
____ संयुक्त सचिव जोफि उम्त बोर्ड का सदस्य समिब भी होगा । 


( 3 ) मोर्ड के क्षेत्राधिकार के प्रेसर्गत पाने वाले पदों को क्रमबद्ध 
तरीके से भरने के लिए राय सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों की 
सरकारों से पन्न व्यवहार करना तथा उनके साथ पनिष्ठ सम्पर्क बनाए 
रखना ; 

( 4 ) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में साथ भारतीय वन सेवा 
अधिकारियों को उन मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले पदों पर सेवा के 
अधिकारियों की सेवाएं मुहैया कराने के लिए पत्र व्यवहार करना तथा 
उनसे समार्फ बनाए रखना ; 

( 5 ) भारतीय वन सेवा के सभी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय 
रिपोर्टों का प्रथत्तन अनुरक्षण तथा उपयुक्त अभिरक्षा सुनिश्चित करना ; 

( 6 ) भारतीय वम सेवा का करियर प्लानिंग और प्रबंधन से 
संबंधित सभी मामलों से संबंधित कार्य ; 

( 7 ) स्कीम के परिचालन के बारे में संघ लोक सेवा भायोग , 
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा सम्बड और अधीनस्थ 
कार्यालयों आदि के अध्यक्षों के साथ पन्नाचार; 

( 8 ) राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की भारतीय वन सेवा 
संवर्ग से संबंधित मामलों के बारे में सलाह और सहायता करमा ; तथा 

( 9 ) भारतीय बन सेवा से संबंधित कार्मिक मामलों के बारे में 
व्यावसायिक संस्थानों के साथ सम्पर्क बनाए रखना । 


3 . 3 कार्य 


बोर्ड का कर्तव्य विकल्प के क्षेत्र में सभी मधिकारियों की योग्यता 
दावे और उपलब्धता का ध्यान रखकर सिफारिश करना होगा : 

( क ) वन महानिरीक्षक , अपर बन महानिरीक्षक तथा 5900 - 200 
6700/ - . के वेतनमान वाले अन्य पदों को छोड़कर उक्त स्कीम के 
तहत भाने वाले पदों पर नियुक्ति ; 

( ख ) भारत सरफार तथा भारत मरकार द्वारा वित्तपोषित स्वाय 
त्तशासी निकायों के तहत मम्य सभी पदों पर नियुक्ति जोकि स्कीम के 
तहत माने बाले पदों के एक और हेसियत के समान हो जब उन पर 
भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव हो । 


5. प्रक्रिया 


( ग ) किसी देश से अनुरोध प्राप्त होने पर किसी भी देश में पद पर 
प्रतिनियुक्ति हेतु प्रयया भारतीय वन सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1966 के 
नियम 6 ( 2 ) ( ii ) में उल्लिखित किसी संगठन में किसी पद पर प्रति 
नियुक्ति हेतु उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए सिफारिण करना ; 


( घ ) इस स्कीम के तहत प्राने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्ति 
के लिए संवर्ग प्राधिकारियों की योग्यता के मानदेड निर्धारित करना, और 


( 3 ) पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बोई को 
विशेष हा से भेजे गए मामलों पर मलाह देना । 


5 . 1 मोर्ड के क्षेमाधिकार में पड़ने वाले सभी पदों के बारे में 
वास्तविक तथा पूर्वानुमानित सभी रिक्तियों के बारे में रिक्तियों के स्वरूप 
तथा अवधि पदों के विशिष्ट कार्यों सया दायित्वों तथा अपेक्षित अईता , 
अनुभव मावि के पूरे वीरों के साथ सत्काल बोर्ड के सदस्य सषिष को 
मूचित किया जायेगा । यह बात संबंधित मंत्रालय /विभाग / अन्य संगठन पर 
निर्भर करती है कि यह बताएं कि कोई किसी विशेष अधिकारी 
( अधिकारियों ) की उपयुक्तता पर विचार करे । 

5 . 2 स्कीम के अंतर्गत योग्य भारतीय वन सेवा के अधिकारियों राज्य 
बन सेवा मधिकारियों की सेवाओं के लिए एक तरफ भारत सरकार के 
मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मध्य सारा पत्राचार 
गोर्ड के सदस्य-सचिव के जरिए किया जाएगा । 

5 . 3 स्कीम के अंतर्गत पाने वाले पदों पर विचार किए जाने हेतु 
अधिकारियों का विवरण बोर्ड के सदस्य - सचिव द्वारा निर्धारित मिधि से 
एकस किया जाएगा । 

5 . 4 स्कीम के अंतर्गत माने बाले पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों 
फा पैमल तैयार करने हेतु बोई की मामधिक बैठकें होंगी । 

5 . 5 इस तरह से तैयार पैनल से सदस्य- सचिव पद की अपेक्षाओं 
को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालय/विभाग/ संगटन को उपयुक्त 
अधिकारी ( अधिकारियों ) के नाम ( नामों ) को पयन करने हेतु सिफारिश 
करेगा । 


3 . 4 विशेष चयन समिति 


5900- 200- 6700 रु० और उससे ऊपर के वेनममान वाले पदों 
पर मियक्ति हेत सिफारिणों करने के लिए ( i ) सचिव , पर्यावरण और 
वन मंत्रालय , ( ii ) सचिव, कामिक और प्रशिक्षण विभाग कार्मिक, लोक 
शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ( iii ) सचिष, कृषि अनुसंधान तथा 
शिक्षण विभाग । (iv ) सचिन , ग्रामीणविकास विभाग, प्रामीण विकास मंत्रालय , 

और ( v ) सचिव , विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को शामिल करके एक 
विशेष चयन समिति का गठन किया जाएगा । मन महानिरीक्षक के पद से 

इतर समिति के कार्यक्षेत्र के अधीन पाने वाले सभी पदों हेतु अभ्यर्थियों 
पर विचार के लिए वन महानिरीक्षक उक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे । 


[ भाग 1 - 


1 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


6 पबिता 
___ पथावधि / प्रतिनियुक्ति पर नियुमित हेतु अधिकारियों की पात्रता पर 
निर्णय बीई की सलाह से किया जाएगा जो स्कीम के क्षेत्राधिकार 
के अंतर्गत माने वाले पदों के लिए. युनतम सेवा काल तथा अन्य 
प्रपेक्षाएं, यदि कोई हों , के बारे में समय- समय पर निर्धारित करेंगे । 

7. पदावधि 

7 . 1 इस स्कीम के अंतर्गत किसी पद पर किसी अधिकारी की 
नियुक्ति की प्रतिनियुक्ति की सामान्य मवधि निम्नलिखित होगी : 

( क ) उप वन संरक्षक अथवा समतुल्य तथा इमसे नीचे 4 वर्ष 
( ख ) वन संरक्षक या समतुल्य तया उससे ऊपर 5 वर्ष 
तयापिए सक्षम प्राधिकारी के विवेक से जनहित में अधिकारी ( अधि 
कारियो.) के कार्यकाल को घटाया जा सकता है । 


7. भा . तीय बन सेवा तथा राज्य बन मेषा से संबंध रखने 
वाले किसी अधिकारी जिसका नाम भारतीय वन मेवा ( पदोनति धारा 
नियुक्ति ) नियमावली, 19CG के विनियम 7 ( 3) में वर्णित पयन सूची में 
शामिल है, के कार्यकाल को मक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से जनहित में 
अधिक से अधिक सान माल तक अवाया जा माता है । 
अपेक्षाओं को शिथिल करना 

7. 3 इस स्कीम के अंतर्गत शामिल पदों पर प्रतिनियुक्ति को 
दो अवधियों के बीच सामान्यतया तीन साल का अंतर होना चाहिए । 

8. मिरसन औरबसें: 

8 . 1 इस स्कीम के लागू होने की तारीख से स्कीम के क्षेत्राधि 
कार के अंदर पाने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु बनाए गए 
भर्ती नियम परिचालन में नहीं रहेंगे । 


अनुबन्ध I 


इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत वाले पदों की सूची । 


श्राम . से . 


पदनाम 


वेतनमान 


कार्यालय का नाम 


पदों की 
संख्या 


1 


3 


1. वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव 
2. अपर बन महानिरीक्षक 
3. मुख्य वन संरक्षक ( मध्य ) 


8000 रुपए (निर्धारित ) 
7300- 100- 7600 रुपए 
5900- 200- 6700 रुपए 


पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 

-- वही - - 
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , 
क्षेत्रीय कार्यालय 
भारतीय वन सर्वेक्षण , देहरादून 
इंदिरा गाधी राष्ट्रीय वन अकादमी , 


- - यही -- - 
---- वही - - 


4. निदेशक , भारतीय वन सर्वेक्षण 
5. निदेशक , इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 

देहरादून 
6. निदेशक बाघ परियोजना 


देहरादून 


- - वहीं --- 


बाघ परियोजना निदेशालय , 
पर्यावरण और वन मंत्रालय 
पर्यावरण और वन मंत्रालय 


7. निदेशक , जीव जन्त कल्याण 


8. अपर निदेशक ( वन्य जीव ) 
9 . उप वन संरक्षक 


4500- 5700 रुपए 
+ 500 रुपए विशेष वेतन 

-- नहीं - - 
-- - ही - - 


---- यही - - 
पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा 
ग्रामीण विकास मंत्रालय 
इंदिरा गाधी राष्ट्रीय वन अकादमी, 
देहरादून 


2 


10. प्रो . इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 4500 - 5700 + प्रतिमाह 400- 
देहरादून 

विशेष वेतन या प्रशिक्षण भत्ता 
जिसका निर्णय भारत सरकार 
वारा समय समय पर लिया 

जाता है । 
11. संयुक्त निदेशक , ( प्र . ) इंदिरा गांधी 

--- वही - - 
राष्ट्रीय वन अकादमी 
12. संयुक्त निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण 4500- 5700रु . + 400रु . 

प्रतिमाह विशेष वेतन 


-- वही -- 


भारतीय बम सर्वेक्षण , 
देहरादून तथा कलकत्ता , नागपुर 
बंगलौर , शिमला में इसके क्षेत्रीय 
कार्यालय । 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


13. वन संरक्षक (मध्य ) 


4500- 5700 + 500 रु . 
प्रतिमाह विशेष वेतन 
4500 - 5700 - 500 रु . 
का प्रतिमाह विशेष वेतन 


पर्यावरण और वन मंत्रालय , 
क्षेत्रीय कार्यालय 
वन शिक्षा निदेशालय , देहरादून 


14. निदेशक , वन शिक्षा 


3 


देहरादून , कोयम्बतूर , बर्नाहर स्थित 
राज्य वन सेवा महाविद्यालय 


15. प्रधानाचार्य, राज्य वन सेवा महाविद्यालय 4500 -5700रुपए + प्रतिमाह 

400रु . विशेष वेतन या भारत 
सरकार द्वारा समय - समय 

पर निर्धारित प्रशिक्षण भत्ता 
16. अपर आयुक्त ( वानिकी ) 

4500- 5700रु . +- प्रतिमाह 
400 रु . विशेष वेतन 


2 


.. कृषि और सहकारिता मंत्रालय 


17. सहायक वन महानिरीक्षक 


11 


पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा 
ग्रामीण विकास मंत्रालय 


3000 - 4500 रुपए 
3700- 5000 रुपए 
4100- 5300 रुपए + 
400रुपए प्रतिमाह विशेष वेतन 
वेतनमान उपरोक्तानुसार + 
प्रतिमाह 300रु . विशेष वेतन 


18. उप निदेशक , भारतीय वन सर्वेक्षण 


10 


भारतीय वन सर्वेक्षण , देहरादून 
तथी कलकत्ता, बंगलौर , नागपुर 
और शिमला में स्थित इसके 
क्षेत्रीय कार्यालय । 
पर्यावरण और वन मंत्रालय के 
क्षेत्रीय कार्यालय 


19. उप वन संरक्षक ( मध्य ) 


वेतनमान उपरोक्तानुसार + 
400 रुपए प्रतिमाह विशेष 


वेतन 


20. उप निदेशक ( वन्य जीव परिरक्षण ) 


क्षेत्रीय कार्यालय वन्यजीव परिरक्षण , 
पर्यावरण और वन मंत्रालय 
पर्यावरण और वन ·मंत्रालय 


1 


21. उपनिवेशक/संयुक्त निवेशक ( वन्यजीव) वेतनमान उपरोक्तानुसार + 

400रु . प्रतिमाह विशेष वेतन 
22. उपनिदेशक / संयुक्त निदेशक (बाप 

-- वही - - 
परियोजना ) 
23. एसोसिएट प्रोफेसर इंदिरा गांधी 3000- 4500 
राष्ट्रीय वन अकादमी , देहरादून 3700- 5000/ 

4100- 5300 / + 
भारत सरकार द्वारा 
समय - समय पर निर्धारित 
प्रशिक्षण भत्ता या प्रतिमाह 

400रु . विशेष वेतन 
24. प्रवक्ता, राज्य बन सेवा महाविद्यालय -- वही - - 


पर्यावरण और वन मंत्रालय , 
बाघ परियोजना निदेशालय 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी , 
देहरादून 


12 


25. प्रधानाचार्य वन रेंजर महाविद्यालय 


-- बही - - 


देहरावून , कोयम्बतूर , बीहाट 
स्थित राज्य वन सेवा महाविद्यालय 
पूर्वोत्तर वन रेंजर महाविद्यालय , 
कुसियांग 

--- वही - - 


26. अनुवशक वन रेंजर कालेज 


co 


27. उप सलाहकार ( वानिकी ) 


वेतनमान उपरोक्तानुसार 
+ 300रुपए प्रतिमाह विशेष 
वेतन 
300 -4500/ - -- 
3700- 5000/ 41.00 
5300 - 400रु . 
प्रतिमाह विशेष वतन 


ग्रामीण विकास मंत्रालय 


28. उप सलाहकार ( वानिकी ) 


1 


योजना आयोग 


: [ 11] 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND 

FORESTS 

RESOLUTION 
New Delhi, the 4th April, 1996 
No. A - 12011194 - 1FS-1. — Whereas a Scheme 
for stattiing posts included in the Central Depu 
tation Reserve of the Indian Forest Service and 
other foresury posts , similar in rank and status 
in certain other organisations under thc Govern 
ment of India , was formulated and published for 
general information vide the Ministry of Agricul 
ture (Department of Agriculture and Coopera 
tion ) Resolution No. F . 1 . 11176 IFS -I dated the 
9th January , 1984 and further amended by the 
Government of India vide Resolution No. F . 
76 - IFS- I dated the 10th March , 1987 issued by the 
Ministry of Environment and Forests (Depart 
ment of Envornment, Forests and Wildlife ) and 
Resolution No . 120114190 - IFS - I dated the 20th 
November, 1990 issued by the Ministry of En 
vironment and Forests ( Department of Environ 
ment, Forests and Wildlife ) ; 

And whereas the work relating to forestry has 
been transferred to the Ministry of Environment 
and Forests and the Scheme is now being imple 
mented by that Ministry; 

And whereas , certain posts included in the 
Scheme have been transferred out of the purvicw 
of the Central Government; 

And whereas, it has been decided to bring 
out and notify a modified Scheme in consul 
tation with the Union Public Service Commission . 
A copy of the Ssheme is annexed. The Scheme 
will come into force with immcdiate eilect. 

SARWESHWAR JHA , Jt. Secy . 
SCHEME FOR STAFFING POSTS INCLUDED 
IN THE CENTRAL DEPUTATION RESERVE 
OF THE INDIAN FOREST SERVICE AND 
OTHER FORESTRY POSTS , SIMILAR IN 
RANK AND STATUS IN CERTAIN OTHER 
ORGANISATIONS UNDER THE GOVERN 
MENT OF INDIA 
1 . OBJECT : 

This scheme is intended to provide for syste 
matic manning of technical research education 
posts connected with forestry in the Centre as 
enumerated in Annexure I. Addition or deletion 
of any post from the list at Annexure I shall be 
with the prior concurrence of the Union Public 
Service Commission . 
2 . SOURCES : 

The posts covered by this Scheme shall ordi 
narily be manned by officers borrowed on tenure 
basis and belonging to the Indian Forest Service 
Cadre Joint Cadres of the States Union Territories . 
Io exceptional cases, where sufficient number of 
Indian Forest Service Officers are not available, 
officers from the State Forest Services whose 


names are included in the " Select List referred to 
in Regulation 7 ( 3 ) of the IFS ( Appointment by 
Promotion ) Regulation, 1966 , may be selected 
and appointed . 
3 . CONTROLLING AUTHORITY : 

3 . 1 The Ministry of Environment and Forests 
will be the Controlling Authority for the purposes 
of this Sçhenie . A Central Forestry Establish 
ment Board , hereinafter referred to as the Board , 
shall be set up under it with constitution and 
functions set uut below . 
3.2 . CONSTITUTION OF THE BOARD 
( a ) The Board shall consist of five mem 

bers, including the Chairinan . 
(b ) The Secretary to the Government of 

India in the Ministry of Environment & 
Forests will be the Chairman ( CX 

officio ) of the Board . 
( c ) The other ex -officio members of the 

Board will be : 
( i) The Inspector General of Forests & 

Spcial Secretary to the Government 
of India , Ministry of Environinent 

and Forests . 
( ii) Addtitional Inspector General of 

Forests , Ministry of of Environment 

& Forests 
( iii ) Representative of the Department of 
Personnel and Training Min . of 

Personnel, Public Grievances and 
Pensions, not below the rank of Joint 

Secondary 
( iv ) Joint Secretary , Min . of Environment 

and Forests, dealing with Forestry 
who will also be the Member - Secre 
w L ucewrotestly 

tary of the Board 
3 . 3 FUNCTIONS : 

It shall be the duty of the Board to make re 
commendations having regard to the merits , 
claims and availability of all officers in the field 
of choice : 


( a ) for appointinent to posts covered under 

the Scheme except the posts of Inspec 
tor General of Forests , Additional Ins 
pector General of Forests and the 
other posts carrying a pay scale of 

Rs. 5900 - 200 -6700 ; 
( b ) for appointment to all other posts under 

Government of India and the autononi 
ous bodies financed by the Government 
of India which are similar iu rank and 
status to posts covered under the 
Scheine when it is proposed to appoint 
therelo officers of the Indian Forest 
Service ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec . 1 ) 


( c ) to make recommendations for selection 

by appropriate authority for deputation 
to a post in any foreign country when 
a request from the concerned country 
has been received or for deputation to 
any post in any organisation men 
tioned in rule 6 ( 2 ) ( ii) of the IFS 

(Cadre ) Rules, 1936 ; 
( d ) to determine the criteria of eligibility 

cadre officers for appointment to vari 

ous posts covered by this Scheme; and 
( e ) to advice on matters specifically refer 

red to the Board by the Ministry of En 
vrionment & Forests of the Govern 
ment of India . 


3.4 SPECIAL SELECTION COMMITTEE : 

A special Selection Committee consisting of 
( i) Secretary , Ministry of Environment and For 
ests ( ii ) Secretary , Department of Personnel and 
Training, Ministry of Personnel, Public Griev 
ances and Pensions ( iii ) Secretary , Department 
of Agricultural Resarch and Eduction ( iv ) Secre 
tary , Department of Rural Development, Minist 
try of Rural Development and (v ) Secretary , 
Ministry of Science & Technology shall be cons 
tituted to make recommendations for appoint 
ment to the posts carrying a pay scale of Rs. 
5900 - 200 - 6700 and above . The Inspector 
General of Forests shall be the Member-Secre 
tary of the Committee for consideration of cadi 
dates for all posts falling within the parview of 
the Committee other than that of the post of 
Inspecicr General of Forsts. 


( v ) to ensure up - to - date maintenance and 

proper custody of the Annual Con 
fidential Reports of all officers belong 

ing to the Indian Forest Service ; 
( vi ) to deal with all matters pertaining to 

the career planning and management of 

the Indian Forest Service ; 
(vii ) to ccrrespond with the Union Public 

Service Commission , the Comptroller 
and Auditor General of India and the 
concerned Heads of attached and sub 
ordinate offices etc ., regarding operation 

of the Scheme; 
( viii) to advise and render assistanco in re 

gard to matters relating to the Indian 
Forest Service Cadre of the States and 

Union Territories; and 
( ix ) kept in touch and liaise with pro 

fessionel matters concerning the Indian 

Forest Service . 
5 . PROCEDURE : 

5 . 1 All vacancies, actual or anticipated , in 
regard to posts falling within the purview of the 
Board , shall be reported forthwith to the Mem 
her- Sccretary of the Board with full details as to 
the nature and duration of the vacncies, the 
specific duties and responsibilities of the posts 
and the required qualifications, experience , etc . 
It will be open to the concerned Ministry Depart 
mont other organisation to indicate , at the same 
time, the name( s ) of any particular oficer (s ) 
u lose suitability may be considered by the Board . 

5. 2 All correspondence between the Ministries 
in the Government of India on the one liand , 
and the State Governments Union Territories on 
the other for the services of Indian Forest Ser 
vice Officers Statc Forest Service Officers eligible 
under the Scheme, shall be channelised through 
the Member- Secretary of the Board . 

5. 3 The particulars of the officers to be consi 
dered for posts falling within the purview of the 
Scheme shall be collected in the manner pres 
cribed by thic Member-Secretary of the Board . 

5 .4 The Board shall meet periodically to draw 
up panels of suitable officers for posts falling 
within the purview of the Scheme. 

5 .5 From the panel so drawn up , the Member 
Sucretary will recommend for selection name(s) of 
suitable ollicer (s) to the concerned Ministry \De 
partment Organisation , keeping in view the re 
quirements of the job . 
6 . SUITABILITY : 

The suitability of officers for appointment on 
tenure deputaton shall be decided on the advice 
of the Board , which will fix norms, from time to 
time, about the minimum length of service and 
other requirements , if any, for posts falling 
within purview of the Scheine. 


4 . DUTIES OF THE MEMB . . RS- SECRETARY 

OF THE BOARD : 

4 . 1 It shall be the duty , inter- alia , of the Mem 
ber-Secretary of the Board : 
( i) to receive communications intended for 

the Board and to obtain and com 
municate its recommendations decisions ; 
to kept himself fully informed of the 
possible or impending vacancies in 
posts falling within the purview of the 
. Board and the availability of officers of 
the requisite seniority qualifications and 

experience for filling such posts ; 
(iii) to correspond and kept in close touch 

with the Governments of States and 
Union Territories for the systematic 
manning of the posts falling under the 

purview of the Board ; 
( iv ) to correspond and kept in touch with 

other Ministries of the Government of 
India for providing services of Indian 
Forest Service Officers for posts under 
those Ministries ; 


of the scany, for poservice aná 


7 


fyp1 - 1 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 . PERIOD OF TENURE : 

7 . 1 The normal tenure of deputation of an 
officer appointed to a post covered unler this 
Scheme would be as follows : 
( a ) Dy Conservator of Forests or equivalent 
and below 

. . 4 years 
(b ) Gonservator of Forests or equivalent 
and above 

. . . . 5 years 
The teure of the officer (s ) may, however, be 
curtailed in public interest at the discretion of 
the Competent Authority . 

7 .2 The tenure of an officer belonging to the 
Indian Forest Service and of an officer of a State 
Forest Service whose name is included in the 
Select List referred to in regulation 7 ( 3 ) of the 


Indian Forest Service (Appointment by Promo 
tion ) Regulations, 1966 may be extended in 
public interest, with the prior approval of the 
Competent Authority for a period not exceeding 
three years . 

COOLING OFF REQUIREMENTS 
7 . 3 A period of three years should generally 
lapse between two spells of deputation to posts 
covered under the Scheme. 
8 . REPEAL AND SAVINGS 


8 . 1 With effect from the date of coming into 
force of this Scheme, he Recruitment Rules 
framed for appointment to various posts falling 
within the purview of this Scheme shall cease to 
operate . 


ANNEXURE- T 
LIST OF POSTS UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT TO BE COVERED UNDER THE SCHEME. 


SI. 
No. 


Designation 


Name of the Office 


Scale of Pay 

Pay 


No. of 
posts 


- 


- 


2 


3 


5 


7 min 


-- 


- 


Rs. 8000 ( fixed ) 


| Ministry of Environment & 

Forests . 
2 - do 


Rs. 7300 - 100 -7600 


Rs. 5900 -200 -6700 


1. Instpector General of Forests 

and Special Secretary 
2 . Additional Inspector General 

of Forests 
3. Chief Conservator of Forests 

(Central) 
4 . Director, Forest Survey of 

India . 
5. Director, Indira Gandbi 

National Forest Academy, 

Dehra Dun . 
6 . Director, Project Tiger 


- do 


5 Ministry of Environment and 

Forests. Regional Oficos. 
1 Forest Survey of India 

Dhohra Dun . 
1 Indira Gadnlui National 

Forest Avacomy, Dbhra Dun . 


-do 


- do 


1 Project Tigor Directorato, 

Ministry of Environment & 
Forests . 


1 Ministry of Environment and 
Forests. 

- do 


7. Director, Animal Welfare Rs. 4500 -5700 plust Spl. pay of 

Rs, 500 /-, 
8 . Additional Director & Deputy 

-do 
Inspector Goneral of Forests 

(Wildlife ) 
9 . Doputy Inspector General of 

- do 
Forests 
10 . Profossor, IGNFA , Dehra Dun Rs. 4500 -5700 Plus Spl. pay 

of Rs. 400 por month or 
training allowancos as 
decided by GOI from time to 

time. 
11. Joint Director 

(Admn.) IGNFA . 


9 -do - and M /o Rulal Develop 

mont. 
2 IGNFA , Dehra Dun . 


1 


- do - 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- Sec . 1] 


3 


4 . 


5 . 


12 . Joint Director, Forost Survey 

of India . 


Rs. 4500 -7500 plust Spl. pay 
of Rs. 400 /- p.m . 


7 Forest Survey of India , . 

Dehra Dun and its Regional 
Offices at Calcutta Nagpur 

Bangalore , Shimla . 
6 Ministry of Environinent & 

Forests, Regional Offices . 
| Directorate of Forest 

Education . Dehra Dun . 
3 kFS Collegesat Dhehra Dun , 

Coimbatore and Burnibat. 


13. Conservator of Forests Rs. 4500 -5700 plus Spl. pay of 
(Central) 

Rs. 500 /- p .m . 
14 . Director, Forest Education Rs. 4500 -5700 plus Spl. 

pay of Rs. 500 /- p. in . · 
15. Principal State Forest Service Rs. 4500 - 5700 plus spl: pay of 
College . 

Rs. 400 PM or Trg . Allow as 
decided by GOI from time to 

time. 
16 . Addl. Commissioner 

Rs. 4500 -5700 plus Spl. pay 
(Forestry ) 

of Rs. 400 PM . 
17 . Assistant Inspector General of Rs. 3000 -4500 Rs. 3700 - 5000 
Forests 

Rs. 4100 -5300 plus Spl. Pay 
of Rs. 400 PM 


18 . Deputy Director, Forest Survey Scule ( s) as abovo plus Spl. 
of India . 

pay of Rs. 300 per month . 


19 . Deputy Consorvatory of 

Forests (Central) 
20 . Doputy Director (Wildlifo 

Preservation ) 


Scales as above plus Spl. Pay 
Rs. 400 /- p. m . 

-do 


2 Ministry of Agriculture & 

Cooporation . 
11 Ministry of Environment & 

Forests & Min . of Rural 

Development 
10 Forest Survey of India , 

Dehra Dun and its Regional 
Officos at Calcutta ., Bangalore , 

Nagpur & Shimla . 
11 Regional Offices Ministry of 

Eny, & Forests . 
4 Reginal Offices Wildlife 

Presorvation , Ministry of 

Environment & Forests . 
1 Ministr of Environment and 

Forosts. 
1 Ministry of Environment & 

Forests , Project Tiger 

Diroctorate . 
12 Judira Gandhi National 

Forests Academy, Delira Dun . 


-do 


21 . Deputy Director /Joint Director, 

(Wild Life) 
22 . Doputy Director/Joint Director 

(Project Tiger) 


- do 


23. Associate Professor IGNFA , 

Delira Dun. 


Rz. 3000 -4500 Rs. 3700 -5000 
Rs. 4100 - 5300 plus training 
allowance as deciced by GOI 
from time to timo or Spl pay 
of Rs . 400 PM . 

- do 


- do 


24 . Lecturer, Stato Forest Service 

Collego . 
25. Principal Forost Rangers 

College . 
26 . Instructor Forost Ranger 

College 
27. Deputy Advisor (Forostry) 


14 SFS College at Dohra Dun , 

Coimbatoro , Burnihat. 
1 Eastern Forest Rangers 

College, Kureseong. 
3 

-do 


Scale(s) as abovo plus Spl. 
Pay of Rs. 300 PM . 
Rs. 3000-4500 Rs. 3700 -5000 
Rs. 4100-5300 plus Spl. pay of 
Rs. 400 PM . 

- do 


1 Ministry of Rural 

Development. 


28 . Doputy Advisor (Forestry ) 


1 Planning Commissioner . 


Printed by the Manager , Govt. of India Prces, Ring Road , Maya Puri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1996 


